रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- yi . . . .. .. . . - . . - - . : 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II Section 34 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

----- - --- -- - 
सं . 5161 

नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 9 , 2012 / आश्विन 17 , 1934 
No. 5161 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2012 /ASVINA 17, 1934 

गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

___ नई दिल्ली , 5 अक्तूबर 2012 
सा . का .नि . 755( अ). राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय , राष्ट्रीय 
अपराध अभिलेख ब्यूरो ( अपराध अभिलेख , प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग ) , संयुक्त सहायक निदेशक भर्ती नियम 2000 , उन बातों के सिवाय 
अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , गृह मंत्रालय , राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो , 
अपराध अभिलेख, प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग में संयुक्त सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : - .. 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, अपराध अभिलेख , 
प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग , संयुक्त सहायक निदेशक ( समूह क पद ) भर्ती नियम 2012 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान . -- पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन 
या वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ में ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

.. . 3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं , आदि. -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5 ) से स्तम्भ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह , ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

___ 5. शिथिल करने की शक्ति. -- जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिसका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
3841 GI/ 2012 . . . 


Ol 


( 1 ) 


अनुसूची 


पदकानामपदकीसंख्या 


वर्गीकरण 


वेतनबैंडऔरचयनअथवासीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिएआयु ग्रेडवेतनयाअचयनपदसीमा वेतनमान 


(6) लागूनहींहोता 


संयुक्त सहायक 
निदेशक 


|(2)(3) 

(4) 

(5) 2*(2012)साधारणवेतनबैंड-3लागूनहींहोता | कार्यभारकेकेन्द्रीयसेवा,15600-39100/ 

आधारपरसमूह क |रु.तथाग्रेड परिवर्तनराजपत्रित,वेतन6600/-रु. कियाजाअननुसचिवीय सकताहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


||PART II . SEC. 3 (1) 


[ भाग || खण्ड 3(i) ] 


(13) 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेसीधेभर्तीकिए|परिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धतिःप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वारायदिविभागीय|भर्तीकरनेमें| व्यक्तियोंकेलिएअपेक्षितजानेवाले|अवधि,यदिकोईभीसीधेहोगीयाभर्तीकीदशामेंवेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नतियाप्रोन्नतिसमितिहै|किन शैक्षिकऔरअन्य |व्यक्तियोंकेलिएहो 

प्रोनतिद्वारायाप्रतिनियुक्तियाआमेलनकियाजाएगातोउसकीसंरचनापरिस्थितियों विहितआयुऔरप्रतिनियुक्तिया 

मेंसंघलोक शैक्षिकअर्हताएँ आमेलनद्वारातथा 

सेवाआयोग प्रोनतव्यक्तियों विभिन्नपद्धतियों 

से 
परामर्श कीदशामेंलागूद्वाराभरेजाने 

|कियाजाएगा होंगीयानहीं 

वालेरिक्तियोंकी 

प्रतिशतता (7) 

(10)(11) 

( 
12 
) लागूनहींहोता लागूनहींहोता 
| 
प्रोनत 
व्यक्तियों 
के 
50 
% 
संयुक्त 
प्रोन्नति 
/ 
प्रतिनियुक्ति 

लागूनहींहोता |प्रत्येक लिएदोवर्ष पद्धतिद्वारा 

अवसरपर (प्रतिनियुक्ति+केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारोंयासंघ 

संघलोक प्रोनति).50%|राज्यक्षेत्रोंकेऐसेअधिकारीः। 

सेवाआयोग, 
प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 
| 
( 
क 
) 
( 
i 
) 
जो 
नियमित 
आधार 
पर 
सदृश 
पद 

सेपरामर्श धारणकिएहुएहैं:या 

आवश्यकहै। 
( 
ii 
) 
जिन्होंने 
वेतन 
बैंड 
- 
3 
, 
15600 
- 
39100 
/ 
- 
रु 
. तथाग्रेडवेतन5400/-रु.मेंपाँचवर्षकी 
नियमित 
सेवा 
की 
है 
: 
या 
( 
iii 
) 
जिन्होंने 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
, 
9300 
- 
34800 
/ 
- 
रु 
. तथाग्रेडवेतन-4800/-रु.मेंछहवर्षकी नियमितसेवाकीहै;या. 
( 
iv 
) 
जिन्होंने 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
, 
9300 
- 
34800 
/ 
- 
रु 
. तथाग्रेडवेतन4600/-रु.मेंसातवर्षकी नियमितसेवाकीहैतथा (ख)पुलिसप्रबन्धनएवंअपराधअभिलेख प्रबन्धनमेंपाँचवर्षकाअनुभवरखतेहो। 
2 
. 
ऐसे 
विभागीय 
उप 
अधीक्षक 
( 
अपराध 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


करना 


५ 


.... 


अभिलेख)जिन्होंनेवेतनमान9300-34800 रु.तथाग्रेडवेतन4600/-रु.मेंसातवर्ष सेवाकीनियमितसेवाकीहैउनपरबाह्य लोगोंकेसाथविचारकियाजाएगा,यदि उनकापदपरनियुक्तिकेलिएचयनहो जाताहैतोउसेप्रोन्नतिपरभरासमझा जाएगा। 


टिप्पण1:प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिके प्रयोजनकेलिए,एकजनवरी,2006यावह तारीखजिसकोछठेकेन्द्रीयवेतनआयोग कीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षित वेतनसंरचनाविस्तारितकीगईहै,सेपूर्व किसीअधिकारीद्वारानियमितआधारपर कीगईसेवाआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतन/ वेतनमानमेंकीगईसमझीजाएगीसिवाय इसकेजहाँएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षित 
वेतनमान 
को 
एक 
ग्रेड 
वेतन 
में 
, 
समान 
ग्रेड वेतन/वेतनमानकेसाथविलयकियागया होऔरजहाँयहफायदाकेवलउनपदोंको. विस्तारितकियागयाहोजिसकेलिएवह ग्रेडवेतन/वेतनमानबिनाकिसीउन्नयनके सामान्यप्रतिस्थापनग्रेडहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


टिप्पण2:प्रतिनियुक्तिकीअवधिकेन्द्रीय सरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठनया विभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारित 
किसी 
अन्य 
काडर 
बाह्य 
पद 
पर प्रतिनियुक्तिकीअवधिहैसाधारणतया तीनवर्षसेअधिकनहींहोगी।]| 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


3221 / 5-7 / 12 - 2 


प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्तिकेलिए अधिकतमआयु-सीमाआवेदनप्राप्तकरने कीअंतिमतारीखकोछप्पनवर्षसेअधिक नहींहोगी। 


[ भाग ||- खण्ड 3(i) ] 


टिप्पण 
3 
: 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
न्यूनतम 
अर्हक सेवाकीसंगणनाकरनेकेप्रयोजनकेलिए 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
1जनवरी 
2006 
से पहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीय वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गई 
सेवा कोआयोगकीसिफारिशोंपरआधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतनावेतनमान 
में कीगईसेवासमझीजाएगी। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ 
फा 
. 
सं 
. 
33 
/ 
2 
/ 
2010 
प्रशा 
. 
I 
( 
ए 
) 
/ 
एनसीआरबी 
| 

एस 
. 
सुरेश 
कुमार 
, 
संयुक्त 
सचिव 
( 
सी 
. 
एस 
. 
) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPARTI 


SÉC. 3(1) ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th October, 2012 
C .S .R . 755 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution and in supersession of the Ministry ofHome Affairs, National Crime Records 
Bureau ( Crime Records , Administration and Training Division ) Joint Assistant Director 
Recruitment Rules, 2000 , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the President hereby makes the following rules regulating the incthod of recruit 
ment to the post of Joint Assistant Director in the Ministry of Home Affairs , National Crime 
Records Bureau , Crime Records, Administration and Training Division , namely : 

1. Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Ministry of 
Home Allairs, National Crime Records Bureau , Crime Records , Administration and Training 
Division , Joint Assistant Director (Group ‘ A ’ Post) Recruitinent Rules , 2012 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OficialGazette . 

2. Number of post , classification and pay band and grade pay or pay scale .- The 
number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto , 
shall be as specified in columns (2 ) to ( 4 ) of the Schedule annexed to these rule . . 

3. Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc . — The method of recruitment, 
age -liinit, qualifications and other inatters relating to the said post shall be as specilied in columns 
( 5 ) to ( 13 ) of the aforesaid Schedule. 


( 2 ) " " 


4 . Disqualifications. - No person , -- 
(a ) who has entered into or contracted amarriage with a person having a spouse living; 

or 


(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a inarriage with any 

person , 


“ shall be cligible for appointinent to the said post ” : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriagc is permissible 
under the personal law applicable to such person and the other party to themarriage and that there 
are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax . - Where the Central Governinent is of the opinion that it is necessary 
or expedient so to do , it inay, by order for reasons to be recorded in writing , and in consultation 
with Union Public Service Cominission , relax any of the provisions of these rules with respect 
to any class or category of persons. 


6 . Saving .- Nothing in thesc rules shall affect rcscrvations , relaxation of age - Jimit and 
other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, 
Ex -serviceinen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by 
the CentralGovernment from time to tiine in this regard . 


[ 9471 11- EMG 3(1) ] 


SCHEDULE 


32011 ( 1|12 - 3 


Name 
of 
the 
post 
. 


Number 
of 
posts 
. 
Classification 
. 


Pay 
Band 
and 
Grade 
Pay 
or 
Pay 
Scale 
. 


Agelimitfordirect 
recruits 
. 


Whether 
selection 
post 
or 
non selection 
post 
. 


nast 


Not 


Not 
applicable 
. 


Joint 
Assistant 
Director 


* 
2 
( 
2012 
) 
| 
* 
Subject 
variation 
dependent 
work 
load 
. 


1 

applicable 
. 


General 
Central 
to 
| 
Service 

Group 
. 

A 

on 
Gazetted 
, 
non 

Ministerial 
. 


4 
Pay 
Band 
3 
- 
Rs 
. 
15600 
39100 
/ 
- 
and 
Grade 
Pay 
of 
Rs 
. 
6600 
/ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SS 


EducationalWhetheragePeriodMethodofIncaseofrecruitmentbypromotionor andotherand 

recruitment,deputation/absorption,gradesfromwhich qualificatioeducationalprobatiowhetherbydirectpromotionordeputation/absorptiontobe nsrequiredqualificationn,ifany.recruitmentorbymade. fordirectsprescribed 

promotionorby recruits.fordirect 

deputation/absorpti recruitswill 

onandpercentage applyinthe 

ofthevacanciesto caseof 

befilledupby promotees. 

variousinethods. 

10 

Two50%bycompositePromotion/Deputation: applicable.applicable.yearsformethod(Deputation 

promoteplusPromotion),|1.OfficersoftheCentralGovernmentor es.50%byDeputationStateGovernmentsorUnionTerritories 


ifaDepartmentalCircumstanc promotion 

esinwhich Committeeexist,theUnion whatisitsPublic composition.Service 

Commission istobe consultedin making 

recruitment.. 12 Notapplicable.Consultatio 

nwiththe Union Public Service Commission isnecessary oneach occasion.. 


Not 


Not 


(i)holdinganalogouspostsonaregular basis;or (ii)withfiveyearsregularserviceinposts inthePayBand3ofRs.15600-39100/ andGradePayofRs.5400/-;or (iii)withsixyearsofregularservicein postsinthePayBand-2ofRs.9300 34800/-andGradePayRs.4800/-;or (iv)withsevenyearsregularservicein postsinthePayBand-2ofRs.9300 34800/-andGradePayofRs.4600/-;and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(b)Possessingfiveyearsexperiencein PoliceAdministrationandCrimeRecords Management 


Part Sec . 3 (1)] 


[ 471 II. DIS 3(1) ] 


12 


13 


2 
. 
The 
Departmental 
Deputy 
Superintendent 
( 
Crime Records)withsevenyears regularserviceinthe scaleofpayofRs.9300-34800/-andGradePayof Rs.4600/-shallalsobeconsideredalongwith outsidersandincase,heisselectedforappointment tothepostthesameshallbedeemedtohavebeen 
filled 
by 
promotion 
. 


Note1:- 
For 
purpose 
of 
appointmentondeputation basis,theservicerenderedonaregularbasisbyan officerpriorto1stJanuary,2006orthedatefrom whichtherevisedpaystructurebasedonthe6th CentralPayCommissionrecommendationshasbeen extended,shallbedeemedtobeservicerenderedin thecorrespondingGradePay/payscaleextended basedontherecommendationsoftheCommission exceptwheretherehasbeenmergerofmorethan onepre-revisedscaleofpayintoonegradewitha commonGradePayorpayscale,andwherethis benefitwillextendonlyforthepostsforwhichthat GradePay!payscaleisthenormalreplacement gradewithoutanyupgradation. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


13 


Note2:Periodofdeputationincludingperiod ofdeputationinanotherex-cadrepostheld immediatelyprecedingthisappointmentinthe sameorsomeotherorganization/departmentof thecentralgovernmentshallordinarilynotto exceedthreeyears.Themaximuinagelimitfor appointmentbydeputationshallbenot exceedingfifty-sixyearsasontheclosingdate ofreceiptofapplications. 


Note3:-Forthepurposeofcomputing ininimumqualifyingserviceforpromotion,the servicerenderedonaregularbasisbyanofficer priorto1stJanuary,2006orthedatefrom whichtherevisedpaystructurebasedonthe6th CentralPayCommissionrecommendationshas beenextended,shallbedeemedtobeservice renderedinthecorrespondingGradePayorpay scaleextendedbasedontherecommendations oftheCommission. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[F.No.33/2/2010-Ad.I(A)/NCRB S.SURESHKUMAR,Jt.Secy.(C.S.) 


[PART 1] -- SEC : 3 (0) | 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress.RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-11006|| 

andPublishedbytheControllerofl ublications.Dulhi-110054. 


